निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 420 ) 


17 वैशाख 1940 ( श० ) 
पटना, सोमवार , 7 मई 2018 


सं० 6 / आधु0 - 01 - 01 / 2017 - 2372 गृ0आ0 

गृह विभाग 
( आरक्षी शाखा) 


संकल्प 

20 मार्च 2018 
विषय : - केन्द्र प्रायोजित " पुलिस आधुनिकीकरण के लिये राज्यों को सहायता योजना " के सूत्रण, अनुमोदन , समीक्षा 

एवं अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति का पुनर्गठन के संबंध में । 

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण योजना हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभागीय 
संकल्प सं0 5718, दिनांक 01.07.2001 द्वारा प्राधिकृत समिति गठित है । गृह मंत्रालय , भारत सरकार का पत्रांक 
VI - 21011/ 57/ 2017-PM-I, दिनांक 15.02. 2018 द्वारा उक्त समिति का पुनर्गठन करने हेतु निदेश दिया गया है । 
गृह मंत्रालय के निदेश के आलोक में केन्द्र प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण के लिये राज्यों को सहायता योजना के 
सूत्रण , अनुमोदन, समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतुपूर्व गठितराज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति का निम्न प्रकार से पुनर्गठन किया 
जाता है : 
( i) प्रधान सचिव, गृह 

अध्यक्ष 
( ii ) प्रधान सचिव, वित्त 

सदस्य 
(iii ) प्रधान सचिव , योजना एवं विकास विभाग 

सदस्य 
(iv ) पुलिस महानिदेशक 

सदस्य 
विभागीय संकल्प सं0 - 5718, दिनांक 01 .07. 2001 में अंकित अन्य बातें यथावत रहेंगी । 

आदेश से , 
राधा नन्दन प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 420 - 571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

____ Website: http://egazette. bih. nic.in 


